निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


16 चैत्र 1932 ( श० ) 
पटना , मंगलवार , 6 अप्रील 2010 


( सं० पटना 224 ) 


सं0 एम04- 55 / 2001 - 1607 / वि0( 2 ) 

वित्त विभाग 


- - - - - - - - - - - - - - 


संकल्प 

17 फरवरी 2010 
विषयः - केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही नियुक्ति ) के पदाधिकारियों को मोबाईल फोन की स्वीकृति के 

सम्बन्ध में । 

गृह ( आरक्षी) विभाग , बिहार , पटना द्वारा केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही नियुक्ति ) के स्थापना 
का गठन किया गया है। केन्द्रीय चयन पर्षद में पदस्थापित / प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों के लिए मोबाईल 
फोन की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु विभागीय प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त कार्य की महत्ता को 
देखते हुए निम्नरूपेण निर्णय लिए गये हैं : 

(i ) केन्द्रीय चयन पर्षद (सिपाही नियुक्ति ) के अध्यक्ष / सचिव / लेखा पदाधिकारी एवं परीक्षा 

नियंत्रक को , पद पर बने रहने तक मोबाईल की सुविधा प्रदान की जाती है । 
(ii ) मोबाईल सेटों का कय सम्बन्धित पदाधिकारी द्वारा मंत्रिमंडल सचिवालय के संकल्प 

संख्या 3269 , दिनांक 16 दिसम्बर 2005 में निर्धारित व्यय सीमा 5000 (पाँच 
हजार ) रु0 के अन्तर्गत किया जाएगा। उसका व्यय कार्यालय व्यय मद में 

प्रावधानित राशि से करेंगे । 
( iii ) मोबाईल फोन पर होने वाले व्यय के लिए 9000 ( नौ हजार ) रु0 मात्र प्रति 
वित्तीय वर्ष की अधिसीमा निर्धारित की जाती है । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

खुर्शीद अहमद , 
सरकार के उप - सचिव । 


अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 224 -571 + 50 -डी0टी0पी0 । 

Website : http :// egazette .bih .nic.in 


